. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 आषाढ़ 1936 ( श० ) 
संख्या 291 राँची ,बुधवार । 

2 जुलाई, 2014 ( ई० ) 


कृषि एवं गन्ना विकास विभाग | 


शुद्धि पत्र 
2 जुलाई, 2014 


संख्या-03/ कृषि बिरसा कृ0वि0वि0 -04 /13- 1907 --विभागीय अधिसूचना सं0 -1645 दिनांक -2 जून , 
2014 एवं ई- गैजट में प्रकाशित अधिसूचना सं०- 265 दिनांक -11 जून , 2014 के द्वारा बिरसा कृषि 
विश्वविद्यालय परिनियम के अनुच्छेद-14.1, 17 .1 (क्रमांक-1 से 20 तक ) एवं 17. 2 ( बी0 एवं सी0) में 
संशोधन कर अधिसूचित किया गया था । 

उक्त अधिसूचना में टंकणीय भूल होने के कारण निम्न रूप में यथा संशोधित की जाती है । 
(1) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के परिनियम के अनुच्छेद 17 .1 के क्रमांक - 12, 13 एवं 14 के 
स्तम्भ 4 (Selection Committee) के सं0- 3 में अंकित Three experts in the concerned subject 
nominated by chairman , JPSC out of panel of names approved by relevalent statutory body as 
member Falq ‘ Three experts in the concerned subject / field nominated by chairman , JPSC out 
of panel of names approved by relevalent statutory body of the Unversity as member पढ़ा जाय । 


__ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 2 जुलाई, 2014 
( 2) APPENDIX-I के CATEGORY : III RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS के क्रमांक -III D (ii) 
में एक अतिरिक्त पंक्ति डालते हुए उसी के स्तंभ-ii एवं iii में Thesis Submitted एवं स्तंभ-(IV ) में 
7 / each candidate पढ़ा जाय । 


( 3) APPENDIX-I के CATEGORY : III RESEARCH, PUBLICATION AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS के 
भाग-C के दूसरे चार्ट के शीर्षक - C (i & ii) के स्थान पर C (iii & iv ) एवं भाग-C तथा D के सभी चार्ट के 
अंतिम स्तंभ में अंकित ‘ AT के स्थान पर API पढ़ा जाय । 


( 4 ) उक्त अधिसूचना के APPENDIX-I के अंतिम शीर्षक- categor: III Research and academic 
contribution के स्थान पर category : III Research and academic contribution पढ़ा जाय । 
( 5) उक्त अधिसूचना के APPENDIX-I के अंतिम शीर्षक में category : III Research and academic 
contribution के क्रमांक-III (C) (iv ) के स्तंभ- 4 में अंकित 30/ each national level output or 
patent/ 20 / each for international level के स्थान पर 30 / each national level output or patent / 50 / each 
for international level पढा जाय । 
( 6) उक्त विभागीय अधिसूचना की अन्य बातें यथावत पढ़ा जाय । 
( 7) उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


डा0 नितिन मदन कुलकर्णी, 


सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 291 - 50 | 


